रजिस्ट्री सं०डी० एल० -33004/ 99 


REGD . NO . D . L .-33004/99 


सयपवजयत 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


- 


- 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग ] -- खण्ड 1 
PART - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, बुधवार, जून 5, 2002 /ज्येष्ठ 15, 1924 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 5, 2002/ JYAISTHA 15, 1924 


- 


- 


- 


- 


सं . 146 ] 
No. 146] 


%A 


PM 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 

सार्वजनिक सूचना 
नईदिल्ली, 5 जून, 2002 

सं0 17 / 2002 -- 07 
फा० सं. 01 / 94 / 180 / 26 / ए. एम . 03 / पीसी -IV.-~-निर्यात - आयात नीति , 2002 - 2007 के 
पैराग्राफ 2. 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार, प्रक्रिया पुस्तक 
( खण्ड - 1 ) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 
1) पैराग्राफ 2.33 के पहले वाक्य को निम्नानुसार ठीक करके पढ़ा जाएगाः 

“ पुराने पूँजीगत माल, जो 10 वर्ष से अधिक पुराना न हों, प्रयोक्ता को मुक्त 
आयात की अनुमति होगी " 


THATRO 


पैराग्राफ 3. 2, 3.2.1 और परिशिष्ट 17क में उल्लिखित सेवा प्रदायकों के लिए 

सेवा निर्यात सदन / अन्तर्राष्ट्रीय सेवा निर्यात सदन / अन्तर्राष्ट्रीय स्टार सेवा निर्यात 
सदन/ अन्तर्राष्ट्रीय सुपर स्टार सेवा निर्यात सदन ", शब्द और अभिव्यक्ति को 
“निर्यात सदन/ व्यापार सदन / स्टार व्यापार सदन / सुपर स्टार व्यापार सन" , शब्द 
और अभिव्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । 


3) 


पैरा 4. 31 के अन्त में एक वाक्यांश निम्नानुसार जोड़ा जाता है: 
“ तथापि सोना/ चाँदी/ प्लैटिनम के आभूषणों और इनसे बनी वस्तुओं के लिए 


1821 GI/2002 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTL - SEC. 1] 


निर्यात के मामले में प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.56 के अनुसार अवशिष्ट मानदण्डों 
का उल्लेख जहाजरानी बिलों की ई पी प्रति में किया जाए " 


पैरा 4.33 के अन्त में एक वाक्यांश को निम्नानुसार जोड़ा जाएगाः 


" तथापि सोना/ चाँदी प्लैटिनम के आभूषणों और इनसे बनी वस्तुओं के निर्यात के 
मामले में प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4. 56. 1 में उल्लिखित मूल्य वर्धन के अनुसार 
लागत बीमा भाड़ा मूल्य की संगणना पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य से की जाएगी " 


5 ) 


पैरा 6. 20( ग) को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः 


ई पी सी जी योजना के अन्तर्गत पुराने आयातित पूँजीगत माल की डीबाण्डिंग की 
अनुमति नहीं होगी । पुराने पूँजीगत माल जो आयात की तारीख को 10 वर्ष से 
कम पुराना हो उसे आयात की तारीख से दो वर्षों के बाद लागू शुल्कों की 
अदायगी पर डीबाण्डिंग की अनुमति दी जा सकती है । तथापि , पुराने पूँजीगत 
माल जो आयात की तारीख को 10 वर्ष से अधिक पुराना है, को केवल आयात 
लाइसेंस की शर्तों के अनुसार लागू शुल्क की अदायगी पर डीबाण्डिंग की अनुमति 
दी जायेगी । 


पैरा 7.4 की टिप्पणी (i) को निम्नानुसार ठीक किया जाता है: 


“ यदि कोई माल अन्य एस ई जैड / ई ओ यू/ई पी जेड/ ई एच टी पी /एस टी पी 
इकाईयों से प्राप्त किया गया हो या भारत में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों से 
प्राप्त किया गया हो या नामित एजेंसियों से बहुमूल्य धातुएं प्राप्त हुई हों , इस माल 
की कीमत को ख श्रेणी में शामिल किया जाएगा । " 


__ पैरा 7.8 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है: 


डी टी ए बिक्री 7. 8 ( क ) एस ई जैड इकाईयां लागू शूल्कों के भुगतान पर डी टी 

ए में उप उत्पाद और सेवाओं सहित माल को बेच 
सकती है । 


( ख) डी टी ए. में निकासी के लिए आई टी ए-I मदों को 

चार अंकों के स्तर पर शुल्क परिवर्तन करना होगा । 
केवल मूल्य संवर्धन उत्पाद जो विनिर्माण प्रक्रिया से । 
गुजरे हैं, की डी टी ए में निकासी की अनुमति होगी । 


[ भाग I --- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- - - - 


- 


- - - - 


- - - 


8) 


पैरा 7.13 ( घ) और (ड.) को निम्नानुसार ठीक किया जाता है: 


( फ ) “ यूनिटों के पूंजीगत माल, इलैक्ट्रोनिक्स समेत, हेतु मूल्य ह्रास मानदण्ड राजस्व 
विभाग द्वारा यथाअधिसूचित 90 प्रतिशत की समग्र सीमा के अधीन होंगे !" 


(1 ) सभी प्रकार के इलैक्ट्रानिक्स यूनिटों के कम्प्यूटर अनुषंगी सामान हेतु 
बढ़ाए गए मूल्य ह्रास इस प्रकार हैं : 

पहले वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 10 प्रतिशत 
. दूसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 8 प्रतिशत 

तीसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 7 प्रतिशत 


( 2) 


पूंजीगत माल हेतु, उपसेक्त के अलावा, मूल्य ह्रास दर इस प्रकार है: 


पहले वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए. 4 प्रतिशत 
दूसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 3 प्रतिशत 
चौथे और उसके बाद के वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 2. 5 प्रतिशत 


( ड. ) ई पी सी जी योजना के अंतर्गत आभलित छुसने पूँजीमल माल की डीवामिण की 
अनुमति नहीं दी जाएगी । पुराने पुँजीगत माल जो आयात की तारीख पर 10 वर्ष से कम 
पुराने हैं , उनकी, आयात के 2 वर्ष के बाद लागू शुल्क के भुगतान पर डीबाण्डिंग की 
अनुमति होगी । तथापि, पुराने पूँजीगत माल जो आयात के समय 10 वर्ष से ज्यादा पुराने 
हों , आयात लाइसेंस के प्रति लामू सुखकरें की अदायगी पर डीबाण्डिंग की अनुमति होगी । 


पैराग्राफ 7.19 (ग)(i) में उल्लिखित शब्द “ योग्यताएँ " को संशोधित करके 

“ देयताएँ ” पढ़ा जाए । 
10) “ शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र की मंजूरी के आवेदन पत्र से संबंधित अनुलग्नक 

10घ की क्रम संख्या 4 को इस प्रकारांशोधित किया जाता है: 
4 . सोना/ चाँदी/ प्लेटिनम के आभूषणों तथा उनसे बने अन्य सामान के निर्यात के 
लिए प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.56 के अनुसार मानक निविष्टि उत्पादन मानदंडों या 
अवशिष्ट मानदंडों की क्रम संख्या ( संख्याएँ ) 


11 ) “ कृषि निर्यात क्षेत्रों से संबंधित अनुलग्नक 15 की तालिका में किए गये 

निम्नलिखित संशोधन/ वर्धन इस प्रकार है : 


क्र . सं . 


उत्पाद 
अनानास 


राज्य 
| पश्चिम बंगाल 


कवर किए गए जिले 
दार्जिलिंग, जलपाई गुडी, उत्तर 
। दीनाजपुर कूच बिहार और हावड़ा 
रंगा रेड्डी, मेडक, महबूब नगर 


| 21 . 


आम और अंगूर 


आन्ध्र प्रदेश 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PARTI---SEC. 1] 


H 


आम व सब्जियां 


गुजरात 


| अहमदाबाद , खैदा , आनंद, बड़ोदरा , 
| सूरत , नवसारी, वलसाड, भरूच 

और नर्मदा 
हुगली, बर्दवान , मिदनापुर (प.), उदय 
नारायणपुर और हावड़ा 
देहरादून , पन्तनगर 


23. 


आलू 


पश्चिम बंगाल 


1 24. 


पुष्प 


उत्तरांचल 


12 ) निर्यात संवर्धन परिषदों /पण्य पदार्थ बोर्ड की सूची से संबंधित परिशिष्ट 27 की क्रम 
संख्या 29 पर उल्लिखित बिजलीकरघा (पावरलूम) विकास और निर्यात संवर्धन परिषद 
( पी डी ई एक्स सी आई एल ) के पते और सम्पर्क संख्या को निम्नानुसार संशोधित किया 
जाता है । 


क्र . सं. | निर्यात संवर्धन परिषद् का नाम 


| परिषद् के पंजीकृत 
कार्यालय का पता 


परिषद के 
क्षेत्रीय 
कार्यालय का 
पता 


29 . 


| बिजली करघा ( पावरलूम ) विकास और 16, प्रथम तल, मित्तल चैम्बर्स , 
निर्यात संवर्धन परिषद ( पी डी ई एक्स | नारीमन पाईंट, मुंबई 400021 
सी आई एल ) 

दूरभाषः 022- 2846518/ 19 
फैक्सः 022- 2846517 
ई मेलः www.pdexcil. org 


इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 


एन० एल० लखनपाल , महानिदेशक , विदेश व्यापार 


( YTTIUI] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


$ 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 5th June, 2002 

No. 17/ 2002 – 07 
F . No. 01 /94 / 180 / 26 /AM 03 /PC - IV . -- In exercise of powers conferred under paragraph 2 .4 of 
the Export and Import Policy , 2002 -- 07 , the Director Generalof Foreign Trade hereby makes the following 
amendment in the Handbook of Procedures (Vol. 1 ) : 


1) The first sentence of paragraph 2 . 33 is corrected to read as under : 
" Import of second hand capital goods, which are not more than 10 years old , shall be 
allowed freely to an actual user. " 


2 ) The words and expression “ Service Export House / International Service Export 

House / International Star Service Export House / International Super Star Service 
Export House ” shall be substituted by the words and expression “ Export House / 
Trading House / Star Trading House / Super Star Trading House for service 
providers ” in paragraphs 3 . 2 , 3 . 2 . 1 and Appendix 17A . 


3 ) A sentence is added at the end of para 4 .31 as under: . 
“ However in the case of exports of gold / silver/ platinum jewellery and articles 
thereof, the wastage nomms as per para 4 . 56 of the Handbook may be indicated on 
the EP copy of the shipping bill ." 


4 ) A sentence is added at the end of para 4 . 33 as under : 
" However In case of exports of gold / silver / platinum jewellery and articles thereof, 
the CIF value would be computed from the FOB value as per the value addition 
given in paragraph 4 . 56 . 1 of the Handbook .” 


5. Paragraph 6. 20 (c ) shall be amended to read as under: 


Debonding of capital goods imported as second hand shall not be allowed under EPCG 
Scheme. In respect of second hand capital goods which are less than 10 years old on 
date of Import, debonding may be allowed , on payment of applicable duties , after 2 
years from the date of import. In addition , where the second hand capital goods are 
more than 10 years old , debonding may be allowed only against an Import licence and 
payment of applicable duties . 


6 . Note (1) of paragraph 7.4 is corrected as under: 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART I - Sec. 1) 


" If any goods are obtained from another SEZI EOU , EPZI EHTP / STP unit , or 
procured from international exhibitions held in India or precious metals are procured 
from nominated agencies, the value of such goods shall be included under B " . 


7 . Paragraph 7.8 is amended as under: 
DTA Sale 7.8 (a) SEZ units may sell goods including by products and 

services in the DTA on payment of applicable duties 


ITA -I Items to be cleared in the DTA shall undergo tariff 
change at four digit level. Only the value added 
products , which have undergone the process of 
manufacture would be allowed to be cleared in the 
DTA . 


8 . Paragraph 7 . 13 ( d ) and (e) are corrected as under : 


d ) Depreciation norms for capltal goods of units, including electronics , would be subject 
to an overall limit of 90 % as notified by the Department of Revenue . 


(1) Depreciation for computers and computer peripherals for all types of electronic units 
would be as follows: 

10 % for every quarter in the first year 
8 % for every quarter in the second year 
7 % for every quarter in the third year 


( il) For capital goods , other than the above, the depreciation rate would be as follows: 

4 % for every quarter in the first year 
3 % for every quarter in the second and third year; and 
2 . 5 % for every quarter in the fourth year and thereafter. 


e ) Debonding of capital goods imported as second hand shall not be allowed under 
EPCG Scheme. In respect of second hand capital goods which are less than 10 years 
old on date of import, debonding may be allowed , on payment of applicable duties , 
after 2 years from the date of import . In addition , where the second hand capital 
goods are more than 10 years old , debonding may be allowed only against an import 
licence and payment of applicable duties . 


9. The word " abilities ” in paragraph 7 .19 (c) (1) is corrected to read as the word 

" llabilities" . 


10 . S.No 4 of Appendix 10 D pertaining to the " Application Form for Grant of 

Duty Free Replenishment Certificate" is amended as under : 


( m1- UW1] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


4 . S.No (s) of Standard Input Output Norms or wastage norms as per para 4 .56 of 
Handbook for exports of gold / silver/ platinum jewellery and articles thereof: 


11 . The following amendments / additions are made in the table in Appendix 15 

pertaining to " Agri Export Zones " as under 


S.No 


Product 
Pineapple 


State 
West Bengal 


Districts covered 
Darjeeling, Jalpaiguri , Uttar Dina pur, 
Cooch Behar and Howrah 
Ranga Reddy, Medak , Mehboobnagar 


Mango & 
Grapes 
Mango & 
Vegetables 


Andhra 
Pradesh 
Gujarat 


22 


23 


Ahmedabad , Khaida, Anand , Vadodara , 
Surat, Navsari, Valsad , Bharuch and 
Narmada 
Hooghly , Budhwan , Midnapore (W ), 
Uday Narayanpur and Howrah 
Dehradun , Pantnagar 


Potatoes 


West Bengal 


VALUR 


24 


Flowers 


Uttranchal 


12 . The address and contact nos of Powerloom Development & Export Promotion 

Council (PDEXCIL ) at S.No 29 of Appendix 27 pertaining to the " List of Export 
Promotion Councils/ Commodity Board is amended as under : 


19 


S.No Name of Export Address of the Regd Office of the Address of the 
Promotion Council council 

Regional 
office (s ) of the 

council 
The Powerloom 16 , 1s Floor, Mittal Chambers , 
Development & Narlman Point, Mumbai 400 021 
Export Promotion Tel: 022 - 2846518 / 19 , Fax 022 : 
Council 

2846517 
(PDEXCIL ) Email : pdexcil.pdepc @ gems. vsnl.net. in 

Website: www .ndexcil. org 


RRR 


This issues in public interest . 


N . L . LAKHANPAL , Director General of Foreign Trade 


Printed by the Manager, Govt of India Press , Ring Road, Mayapuri , Now Dolhi- 110064 

and Publishod by the Controllor of Publications, Dolhi-110034 . 


